रजिस्ट्री सं. डी . एल. -33004/98 


REGD. NO . D. 1 -33004/98 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - - खण्ड 1 
PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
- - - - - -- --- - - - 

नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 21, 1998 / अग्रहायण 30 , 1920 
NEW DELHI,MONDAY , DECEMBER 21, 1998 /AGRAHAYANA 30 , 1920 


- - - -- - - -- -- - - - - - - --- - - 


- 


- - - -- - 


- - 


- - 


- - -- - . - 


- 


- 


- - - - - - - - - - -- - 
सं० 274 ] 
No. 2741 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


वस्त्र मंत्रालय 
विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) कार्यालय 

संकल्प 
___ नई दिल्ली, 2 दिसंबर, 1998 
फाइल सं . 16 / 4 / 98 - पी एंड आर . -- -संकल्प संख्या 
16/ 4/ 91 - पी एंड आर दिनांक 27 - 12- 1991 तथा 12 - 3 - 1992 द्वारा 
गठित तथा संकल्प संख्या 16/ 4/ 94 - पी एंड आरदिनांक 27 - 4 - 95 तथा 
16/ 4/97 - पी एंड आर दिनांक 27 -11 -97 द्वारा पुनर्गठित अखिल भारतीय 
हस्तशिल्प बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पर भारत सरकार ने उक्त बोर्ड 
का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । 

2. पुनर्गठित बोर्ड का कार्यकाल इस संकल्प की अधिसूचना की 
तिथि से दो वर्ष होगा । 

3. बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 
चेयरमैन 
वस्त्र मंत्री 
भारत सरकार 
उद्योग भवन 
नई दिल्ली । 
उप - चेयरमैन 
सचिव ( वस्त्र ) 
भारत सरकार 
सरकारी सदस्य 

1. सलाहकार ( वीएसआई ) 
34310/ 98 


योजना आयुक्त 
भारत सरकार, योजना भवन 

नई दिल्ली 
2. सचिव 

ग्रामीण विकास विभाग 

भारत सरकार 
3. सचिव 

संस्कृति विभाग 

भारत सरकार 
4. अवर सचिव एवं वित्त सलाहकार ( ए एस एंड एफ ए ) 

वस्त्र मंत्रालय 

भारत सरकार 
5. वरिष्ठ निदेशक 

राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प संग्रहालय 

नई दिल्ली 
6. सचिव 

हस्तशिल्प प्रभारी 

जम्मू एवं कश्मीर सरकार 
7. सचिव ( उद्योग ) 

हस्तशिल्प प्रभारी 

असम सरकार 
8. सचिव 

हस्तशिल्प प्रभारी 
पश्चिम बंगाल सरकार 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I _ SHC. 1 ] 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


4. बोर्ड, हस्तशिल्प क्षेत्र की सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक 

एवं कलात्मक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसके लिए समग्र 
विकास कार्यक्रम तैयार करने में सरकार को परामर्श देगा । 
प्रमुखतया बोर्ड, निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में 
सरकार को सलाह देगा 
1. हस्तशिल्प क्षेत्र में समग्र विकास कार्यक्रम तैयार करने में 

सरकार को सलाह देना । 
2. शिल्पकारों का जीवन - स्तर उच्चतर करने हेतु सरकार को 

परामर्श देना । 
3. शिल्प -विरासत का परिरक्षण एवं संवर्धन । 
4. देश में व विदेशों में हस्तशिल्प के विस्तृत बाजरों हेतु 
___ रणनीति अपनाने हेतु सलाह देना । 
5. इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के विकासात्मक 
प्रयासों के मध्य प्रभाषी समन्वय हेतु कदम उठाना । 

आर. के. माथुर, विकास आयुक्त ( हस्तशिल्प ) 


MINISTRY OF TEXTILES 
Office of the Development Commissioner ( Handicrafts ) 

RESOLUTION 


१. सचिव 

हस्तशिल्प प्रभारी 

कर्नाटक सरकार 
10. प्रबंध निदेश 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 

लखनऊ 
11 . प्रबन्ध निदेशक 

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 

मुम्बई 
12. कार्यपालक निदेशक 

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 

अहमदाबाद 
13. चेयरमैन 

कालीन निर्यात संवर्धन परिषद् 

नई दिल्ली 
14. येयरमैन 

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद 

नई दिल्ली 
15. कार्यपालक निदेशक 

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान 

नई दिल्ली । 
गैर - सरकारी सदस्य 

1 . श्री रमेश चन्द मीणा, ग्राम व पोस्ट सोप , नादोती करोली, 

राजस्थान । 
2. श्रीमती नीरा शास्त्री, 1, मोती लाल नेहरू प्लेस , 10 - ए, जनपथ , 

नई दिल्ली । 
3. श्री कल्पेश मिश्रा, जे जे एण्ड संस कांसरायपुर , भदोही 

उत्तर प्रदेश । 
4. श्री पंचनवीर संजोत, भीमराव नगर, कोरकी रोड, भुज , जिला 

कच्छ, गुजरात । 
5 . श्री शांतिलाल जरीवारला , 8/ 2275, पारसीवाड, गोपीपुर , 

सूरत - 395003 ( गुजरात ) 
6 . श्री विजय कुमार मेहर, धात्रग, शाहगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश । 
7. श्री स्वरूप करन सिंह, बी -58/7 डी , मोलार बंद एक्सटेंशन, 

बरदपुर, नई दिल्ली । 
8. मायाबेन भारत भाई पटेल, गोरेगांव, मुम्बई, महराष्ट्र । 
१. श्री लेखराज माहेश्वरी, बी - 28, असन्त बहार कालोनी, गोपालपुर 

रोड, टोंक रोड, जयपुर- 303018. 
10. श्री रणजीत भाई अमृतलाल चिमेना, 5/ 35 , बेथी कालोनी, 

गुजर हाऊसिंग बोर्ड, खतोदरा , सूरत , गुजरात । 
11. श्री राम प्रकाश अग्रवाल ( दरी वाले ) जनकपुरी के पीछे, 

प्रभात नगर, लाईन पार, प्रेम नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश । 
12. श्री प्रताप ठाकुर, जे जे हथकरघा एवं हस्तशिल्प विषेर सहकारी 

समिति, पो. समूसी, जिला कुल्लू 
सदस्य सचिव 
विकास आयुक्त ( हस्त शिल्प ) 
विकास आयुक्त ( हस्त शिल्प ) कार्यालय । 


New Delhi, the 2nd December, 1998 
F.No. 16 / 4 /98 - P & R - On expiry of the term of the All 
India Handicrafts Board constituted vide resolution No. 16 / 
4 /91 -P & R dated 27 - 12 -91 and 12 - 3 - 92 and reconstituted vide 
Resolution No. 16/ 4 / 94 - P & R dated 27 - 4 - 95 and 16/ 4 /97- P & R 
dated 27- 11 - 97 the Government of India has decided to re 
constitute the said Board again . 

2 . The term of the office of the re - constituted Board 
will be for two years with effect from the date of notification 
of this Resolution 

3 . The Board will consist of the following members : 
Chairman 
Minister of Textiles, 
Government of India , 
Udyog Bhawan , 
New Delhi. 
Vice- Chairman 
Secretary ( Textiles) 
Government of India 
OfficialMembers 
1. Adviser ( VSI ) 

Planning Commissioncr 
Government of India, Yojna Bhawan, 

New Delhi . 
2 . Secretary, 

Department of Rural Development., 

Government of India . 
3 . Secretary, 

Department of Culturc , 
Government of India . 


[ 471 I - WG 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . 


4 . AS & FA . 

Ministry of Textiles, 
Government of India. 
Senior Director, 
NationalHandloom and HandicraftMuseum , 
New Delhi, 
Secretary, 
Incharge of Handicrafts , 
Government of Jamu & Kashmir. 
Secretary (Industries), 
Incharge of Handicrafts, 
Governinent of Assam . 
Secretary 
Incharge of Handicrafts , 

Government of West Bengal. 
9 . Secretary , 

Incharge of Handicrafts , 
Government of Karnataka. 
Managing Director, 
Small Industries Development Bank of India , 

Lucknow (U .P .) 
ll. Managing Director, 

National Bank of Agriculture and Rural Develop 
ment , 

Mumbai. 
12 . Executive Director, 

National Institute of Design , 

Ahmedabad . 
13 . Chairman , 

Carpet Export Promotion Council, 
New Delhi, 
Chairinan , 
Export Promotion Council for Handicrafts , 

New Delhi. 
15 . Executive Director, 

National Institute of Fashion Technology, 
New Delhi, 


4 . Shri Panchan Veera Sanjot, 

Bhimrao Nagar, Korki Road , 

Bhuj Distt. Kutch , Gujarat. 
5. Shri Shantilal Jariwala , 

8 / 2275 , Parsi Wad , Gopipura . 

Surat- 395003. Gujarat. 
6 . Shri Vijay Kumar Mahor, 

Chaatrag , Shahgunj, Agra, U .P 
7 . Shri Swaroop Karan Sinh , 

B -58 /7D , Molar Band Extn ., Badarpur, 

New Delhi 
8. Mayaben Bharatbhai Patel, 

Goregaon , Munbai,Maharashtra 
9. Shri Lekhraj Maheswari, 

B -28 , Basant Bahar Colony, Gopalpura Road , 

Tonk Road , Jaipur- 303 018 . 
10 . Shri Ranjitbhai Amritlal Chimena, 

5 /35 , Bethi Colony, Gujar Housing Board , 
Khtodra . Surat, Gujarat 
Shri Ram Prakash Agrawal (Danwale ), 
Opp . Janakpuri, Prabhat Nagar, Line Par, 

Prem Nagar, Bareilly (U . P.) 
12 . Shri Pratap Thakur, 

JJ Handloom & Handicrafts , 
Viver s Coop . Sociсty, A1 & Post Samusi, 
Distt . Kullu . 


10 . Mim 


11 . 


14 . 


Member Secretary 
Development Commissioner for Handicrafts 
Oflice of the Development Commissioner (Handicrafts) 
4 . The Board will advisc the Government in the formu 

lation of the overall development programmes handi 
crafts sector, keeping their socio -cconomic , cultural 
and artistic perspectives in view . In particular, the 
Board will advise the government regarding achieve 

ment of the following objectives : 
1. To advise the Govt. in thc formulation of the overall 

development programmes in the Handicrafts sector. 
2. To give advice to the Government to achieve a higher 

standard of living for craftspersons. 

To preserve and promote the craſt heritage. 
4 To advise strategies for expandingmarkets for handi 

crafts in the country and abroad . 
5 . To take steps for effective coordination of the deve 

lopment efforts of various Government agencies in 

the sector. 
RK . MATHUR , Development Commissioner (Handicrafts ) 


Non - OfficialMembers 
1. Shri Ramesh Chand Meena , 

Vill. & Post Sop , 

The nadotati Caroli , Rajasthan . 
2 . Smt. Neera Shastri , 

1 .Motilal Nehru Place , 

10 - A , Sanpath , New Delhi. 
3. Shri Kalpesh Kumar Mishra , 

JJ & Sons Kansraipur, Bhandohi, U . P. 


Printed by theManager, Govt. of India Press, Ring Road, Muyapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Delhi- 110034 - 1998. 


